निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1119 ) पटना, बुधवार , 29 नवम्बर 2017 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

12 सितम्बर 2017 
सं० बी० / नया० – रा०स०- 05 - 1001 / 2015- 621 — बिहार राज्य में महत्वपूर्ण अवसरों पर राज्य सरकार द्वारा 
राजकीय समारोहों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अतिविशिष्ट / विशिष्ट गणमान्य महानुभावों को आमंत्रित किया 
जाता है । आमंत्रित महानुभावों के प्रति सौजन्यता प्रदर्शित करने के लिये उनकी वरीयता क्रमानुसार "बिहार राज्य 
अनुपूर्वी सूची 1988 " अधिसूचित है । इसमें निम्नवत् संशोधन सद्यः प्रभाव से लागू होंगे । 


संशोधन 


(i) 
( ii ) 


क्रमांक 14 (छ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक | 
क्रमांक 15 ( ण ) अखिल भारतीय सेवा के सुपर टाईम स्केल प्राप्त पदाधिकारी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1119-571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


